• रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L -33004 /99 


- 


- 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - - खण्ड 3- - उप - खण्ड ( ) 
PARTIL - Section3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 17 , 2010 / ज्येष्ठ 27 , 1932 
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 17 , 2010/ JYAISTHA 27 , 1932 


- 


सं. 1239 ] 
No. 1239 ] 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
( औषध निर्माण विभाग ) 

आदेश 
नई दिल्ली , 17 जून , 2010 
का . आ. 1467 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, औषधि ( मूल्य नियंत्रण ) 
आदेश , 1995 के पैरा 25 के उप - पैरा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, उक्त पैरा के उप- पैरा ( 2) के खंड ( ङ ) में 
विनिर्दिष्ट घटकों को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गयी सारणी के 
स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों, जो स्तम्भ 3 की तत्स्थानी प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट कम्पनी द्वारा विनिर्मित हैं , को उक्त आदेश के पैरा 3 के 
उप - पैरा (1 ), पैरा 8 के उप -पैरा ( 1) और पैरा 9 के उप -पैरा ( 1 ) 
में अनुबद्ध मूल्य नियंत्रण लागू करने से उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में । 
विनिर्दिष्ट अवधि तक छूट प्रदान करती है । 

सारणी 
क्रम उत्पाद का नाम कम्पनी का अवधि जिस तक 

नाम 

छूट अनुदत्त है 
1 2 3 

डेरीफाइलिन ओडी कैडीला इस आदेश की तारीख 
टैबलेट - 300 मि. ग्रा., हैल्थकेयर से 5 वर्ष की अवधि के 
450 मि. ग्रा . और लिमिटेड लिए 
600 मि . ग्रा . 

[ फा. सं. 5/ 37 /08- पी आई. I] 

मोनिका वर्मा, उप - सचिव 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 
( Department of Pharmaceuticals ) 

ORDER 
New Delhi , the 17th June, 2010 
S . O . 1467 (E ). — In exercise of the powers conferred 
by sub -paragraph (1) of paragraph 25 of the Drugs (Prices 
Control) Order, 1995, the CentralGovernment having regard 
to the factors specified in clause ( e) of sub - paragraph ( 2 ) 
of the said paragraph hereby exempts the formulations 
specified in column 2 of the Table below which is 
manufactured by the company specified in the 
corresponding entry in column 3 from the operation of 
price control stipulated in sub -paragraph (1) of paragraph 
3 , sub -paragraph (1) of paragraph 8 and sub -paragraph (1) 
of paragraph 9 of the said Order , up to the period specified 
in column 4 of the said Table . 

TABLE 


SL Name of the 
No. Product 


Name of the 
Company 


Period up to which 
the exemption is 
granted 


1 Deriphyllin OD Cadila Healthcare For a period of five 
tablet - 300mg , Limited 

years from the date 
450mg , 600mg. 

of this order 

[ F. No . 5/37/08-PLI] 
MONIKA VERMA, Dy. Secy. 


2365 GI/ 2010 


- 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


